रजिस्ट्री सं० डीएल -33004/ 97 


REGD. NO. D . L .- 33004/ 97 


सत्यमेव जयस 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भागा - खण्ड 
PART 1 - Section3 


- उप- खंड ( ii ) 

Sub -section (ii) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 306 ] 
No. 306 ] 


नई दिल्ली, सोमवार, 19 मई, 1997 / वैशाख 29, 1919 
NEW DELHI,MONDAY,MAY 19, 1997/ VAISAKHA 29 , 1919 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 16 मई, 1997 
का . आ . 387( अ ). - राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम , 1990 ( 1990 का 20 ) की धारा 3 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा 
डॉ . सयीदा हामिद, सयौदायिन मंजिल जामियानगर , नयी दिल्ली को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की सदस्या के रूप में नामित करती 
है । डॉ. सयीदा हामिद राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्या के रूप में अपना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्षों तक या आगामी आदेशों तक ज़ो 
भी पहले हो इस पद पर कार्य करेंगी । 


[ फा. सं. 9 - 35 /90 - म. क . ( खण्ड - II ) ] 

ए. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 
(Department of Women and Child Development) 

· NOTIFICATION 

New Delhi, the 16th May, 1997 
$ . 0 , 387 ( E ). - In pursuance of Section 3 of the National Commission for Women Act, 1990 (20 of 1990 ) the Central 
Government hereby nominate Dr. Syeda Hamid , Saiyadain Manzil, Jamia Nagar, New Delhi as a Member of National Commis 
sion for Women , New Delhi with immediate effect, Dr. Syeda Hamid , shall hold office ofMember, National Commission for 
Women from the date she assumes office until further orders but not exceeding three years . 

[ F. No. 9-35/90 - WW ( Vol. II )] 


A. K . SINHA, Jt . Secy . 


1237G197 


Printed by the Manager, Govt . of India PTONK, Ring Road, Mayapuri, New Delhi - 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054 -- 1997 


